निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 आश्विन 1936 ( AO ) 
( संo पटना 791) पटना , वृहस्पतिवार , 25 सितम्बर 2014 


विधि विभाग 


- - - - - - - - 


अधिसूचनाएं 

17 सितम्बर 2014 
एस0ओ0 371 , दिनांक 25 सितम्बर 2014 — बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 ( अधिनियम 
5/ 2010 ) की धारा - 3 सहपठित बिहार विशेष न्यायालय नियमावली, 2010 के नियम - 9 द्वारा प्रदत्त शक्यिों का 
प्रयोग करते हुए बिहार सरकार , पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से , विधि विभाग , बिहार , पटना द्वारा निर्गत 
दोनों अधिसूचना , ज्ञापांक - 1961/ जे0 , दिनांक 26.04. 2010 एवं ज्ञापांक - 3583 / जे0 , दिनांक 02. 06 .2011 की प्रथम 
कंडिका में प्रयुक्त शब्दों “ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं विशेष निगरानी ईकाई द्वारा अन्वेषण के आधार पर " को 
एतद् द्वारा तुरन्त के प्रभाव से विलोपित करती है । 

( सं0 ए0 / एक्ट0 - 14/ 2006 / 6616 / जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अखिलेश कुमार जैन , 

सरकार के सचिव । 
17 सितम्बर 2014 
एस0ओ0 372 , एस0ओ0 371 , दिनांक 25 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद 
बिहार - राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद -348 के 
खण्ड (3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 ए0 / एक्ट0 - 14/ 2006 / 6616 / जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अखिलेश कुमार जैन , 
सरकार के सचिव । 


PER JUIC (37HTERUT), 25 RAHEER 2014 

The 17th September 2014 
S. O . 371, dated 25th September 2014 — In exercise of the powers conferred by section 
3 of the Bihar Special Courts Act, 2009 (Act 5 of 2010 ) read with rule -9 of the Bihar Special 
Courts Rules, 2010 , the Government of Bihar, in consultation with the High Court of the 


vers 


Judicature at Patna , is hereby pleased to delete the words" on the basis of investigation made by 


the Vigilance Investigation Bureau and the Special Vigilance Unit " used in para one of both the 
Notifications memo no . 1961/J. dated 26 -04 -2010 and memo no .- 3583 /J. dated -02 .06 . 2011 
issued by the Law Department, Bihar, Patna with immediate effect. 

(No. A / act - 14 /2006 /6616 /J.) 
By order of the Governor of Bihar, 
AKHILESH KUMAR JAIN , 

Secretary to Government. 


erni 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
Pasr JC (3HTERUT ) 791-571+ 50 - STOTOUTO 

Website : http :// egazette.bih .nic.in 


